अविस्टई सं . 1 ( डी एन ) - 128 / 90 


REGISTERED NO . D - ( DN) -- 128 / 90 


त 


1 


सपमत्र जपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं0 45 ] नई दिल्ली , शनिवार, नवम्बर 10, 1990 ( कार्तिक 19, 1912 ) 
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY , NOVEMBER 10 , 1990 ( KARTIKA 19 , 1912 ) 
( इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ) 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 

विषय - सूची 


- 


717 


भाग II -~- खण्ड 3 - - उ - खण्ड (iii ) भारत सरकार के 

मत्रानों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी 
शापित है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों 
( मंघ शामिन क्षेत्रों के प्रशासनों का 
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य 
साविधिक नियमो और सांविधिक 
आदशो ( जिनमे सामान्य स्वरूप को 
उपविधिया भी शामिल हैं ) के हिन्दी 
अधिकृत पा० ( ऐसे पाटों को छोड़कर 
जो भारत के रजपत्र के खण्ड 3 

या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं ) . 
भाग - -खण्ड 4 - ~ रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 

साविधिक नियम और आदेश . . 


1263 


1759 


पाग बण्ड 1 -- (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के 

मंत्रालयों और उन्चतम न्यायालय द्वारा जारी 
की गई विधितर नियमों , विनियमों तथा 

आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 
भाग I --- खण्ड 2 - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा 
जारी की गई सरकारी अधिकारियों की 
नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के 

सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . 
पाग ! - खण्ड 3 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 

संकल्पों और असांविधिक आदेशों के 

सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . 
पाग ! - खण्ड 4 - -रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई 

सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों , 
पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध 

में अधिसूचनाएं . 
भाग II - खण्ड 1 - अधिनियम , अध्यादेश और विनियम 
भाग II - - खण्ड 1 - क - अधिनियमों , अध्यादेशों और विनियमों 

का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . 
भाग II - खण्ड ? -- विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समि 

तियों के बिल तथा रिपोर्ट . . 
धागा - खण्ड 3 ---उप - खण्ड ( i ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारीकिए गए सामान्य 
सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के 

आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं ) 
भाग II - सड 3 - उप - खण्ड (ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक 

आदेश और अधिसूचनाएं 
* मांकड़े प्राप्त नहीं । 
1 - 311 GI/ 90 


1067 


1233 


भाग III - खण्ड 1 -~ उच्च न्यायालयो, नियंत्रक और महालेखा 

परीक्षक , मघ लोक मेवा आयोग , रेल 
विभाग और भारत सरकार से संबद्ध 
और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी 

को गई अधिसूचनाएं . 
भाग III -- खण्ड 2 -- पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई 

पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित 

अधिसूचनाएं और नोटिस . . 
भाग III - खण्ड 3 -- मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
भाग III -- खण्ड 4 -विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक 

निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, 

आदेश , विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 
भाग IV-- - गैर - सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी 

निकायों द्वारा नारो किए गए विज्ञापन 
और नोटिम 


3391 


163 


पाग V - अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के 

आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक 


( 717 ) 


718 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 10 , 1990 (KARTIKA 19 , 1912 ) 


(PART 1- SEC. I 


PAOL 


PART 1 - SECTION 1 - Notifications rolating to Nor 

Statutory Rules, Regulations, Orócra and 
Resolutions lagued by theMinistries of the 
Govornmodtof India ( other than tho Mini 

stry of Defenco ) and by the Supreme Court , 
PART I - SECTION 2 - Notifications regarding Appoint 

monts, Promotions, Loave etu . of Govero 
metOfficers igsuod by the Mojstrios of 
the Governmont of India ( other than the 
Ministry of Defence ) and by the Supremo 
Court . . . . . . 


CONTENTS 
PAG 

PARTI - SECTION 3 - SUB -Szc . (1 ) – Authoritative 

torta lo Hindi (other than such texts , Pub 
lished in Section 3 or Section 4 of tho 

Gazette of India of Gencral Statutory 
717 

Rules & Statutory Orders ( ircluding Bye 
laws of a goncral character) issued by the 
Ministries of theGoveroment of lodla ( in 
cluding the Miolstry of Defence ) and by 
Gonora ) Authorities ( other than Adminis 

tratiopsofUolon Territories) . . . 
1263 

PARTII - SECTION 4 - Statutory Rules and Orders 

issued by theMiolstry of Defenco . . 


7 


PART III - SECTION 1 - Notifications isgued by the 

High Courts, the Comptroller and Auditor 
General, Volop Public Service Commission , 
the Indian Goveromont Railways and by 
Attached and Subordinate Offices of the 
Govorumont of India . . . . 


1759 


1067 


PART 1 - SECTION 3 - Notifications relating to Rea 

lutions and Non - Statutory Orders issued 

by the Ministry of Dofence . 
PART 1 - SECTION 4 - Notifications regarding Appoint 

ments Promotions . Leavo etc . of Govord 
ment Officers issued by the Midlstry of 

Defence , . . 
PART ]I- SECTION 1 -- Acts, Ordinances and Regu 

lations 
PARTII - SECTION 1-A - Authoritative toxte in Hindi 

Languago of Acts , Ordjoances and 

Rogulations . . 
PART II - SECTION 2 - - Bills and Roports of the Soloct 

Committco on Bills . . . . 
PART II - SICTION 3 - SUB-SEC . (1) - General Ste 

tutory Rules ( including Ordors, Byo - lawo, 
otc . of general character) Issued by tho 
Ministries of the Government of India , 
(other than tho Muistry of Defence ) and 
try Contra ] Authorities (other than tho 
Administration of Voloo Territorios ) . 


PARTII - SECTION 2 - Notifications and Notices 

iskuod by tho Patont Office relating to 
Patents and Designs . 


1233 


PART IL --SECTION 3 - -Notifcations inuod by or 

vodor tho authority of Colof Coranola 
sion or . . . . . . 


PART III - SECTION 4 - Mlocollancous Notifications 

including Notifications, Orders , Advertise . 
mcpta and Notices issued by Statutory 
Bodia . . . . . . 


3391 


PART IV - Advortiscmients and Notices issued by 

Privato Iodividuals apd Private Bodios . 


163 


PART I - SECTION 3 - SUB- SEC . ( li) - Statutory 

Orders and Notifications issued by the 
Mloistries of the Government of lodla 
(other than the Mojstry of Defence) and 
by Cootral Authorities (other than the 
Administrations of Uplon Torritorias ), 


PART V - -Supplement showing Statistics of Births 

and Deaths etc . both lo Baglish and 
Hindi . . . . . . 


* Pollo Nos, not received 


भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 10, 1990 ( कातिक 19 , 1912 ) 


719 
- - - - 


- - - -- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- - - - - - 


- - - - - 


भागाखण्ड । 

[ PART I -- SECTION 1 ] 
( रक्षा मांत्रलय को छोडकर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
( Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court ) 


सदस्य 


प्रधान मत्री काय लिय 
म० ए० 110 13/ 4/ 90 -पी०एम० ए० --- श्री आर० वाई० गायकवार, 
भा० प्र० सेवा (महाराष्ट्र 75 ) ने विनाक 24 सितम्बर, 1990 के अपराह्न 
से प्रवान मंत्री कार्यालय में निदेणक का पदभार छोड़ दिया है । 

विजय कुमार साधू 
विशेष कार्य भकिारी 


सबस्य 


8 प्रो० एच० एच० साइमन , 
जनन जैव- आयुर्विज्ञान विभाग , 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा परिवार कल्याण संस्थान , 
मुनीरका , नई दिल्ली 
9 प्रो० जी० आई० तुम, 

अकुयक्ष 
प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग , 
स्नातकोत्तर चिकित्मा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान 

पण्डीगढ़ 
10. महानिदेशक , 

भारतीय मानक ब्यूरो 
मानक भवन , बहादुरशाह जफर मार्ग , 
नई दिल्ली 


सवस्य 


सदस्य 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 1990 

समरूप 
सं० एन 11014/ 2/ 90 -टी० पी० ~ भारत सरकार पिछले कुछ समय 
से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रही समितियों की 
संख्या कम करने के प्रश्न पर विचार करती रही है । सकनीकी मामलो मंबंधी 
स्थायी समिति और मकनीकी मामलो सबधी विशेषज्ञ समिति को मिलाकर 
" तकनीकी मामलो संबंधी विशेषज्ञ ममिति " नामक एक एकीकृत समिति बनाने 
के लिए हम मंत्रालय के दिनाक 29 मई, 1990 के संकल्प सं० एन० 11014 / 
2190 टी० पी० के द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है । परिवार कल्याण 
विभाग में एक और ममिति है जो लैपरोस्कोपो और एम० टी० पी० 
मासन उपकरणो के लिए यूनतम मानक निर्धारित करने के लिए 
जिम्मेदार ह । सरकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए , अब इन दो 
समितियों को " तकनीकी मामला मबधी विशेषज्ञ समिति नामक एक 
एकीकुन ममिति बनाने का निर्णय लिया गया है । इस ममिति का गठन 
इस प्रकार होगा 
1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक , नई दिल्ली 

अध्यक्ष 
संयुक्त मचिव, स्वास्थ्य और परिवार 

कल्याण मामय, परिवार कल्याण विभाग 
नई विल्ली 

सवस्य 


11. प्रा० एस० के ० गुहा, अध्यक्ष , 

जैव-चिकित्मा इंजीनियरी केन्द्र , 
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , 

नई दिल्ली 
12. निदेशक , 

परिवार पाल्याण, उड़ीसा , 
भुवनेश्वर 


सदस्य 


सदस्य 


13. प्रो० पू० के ० नन्दा , 

प्रधानाचार्य मोर विभागाध्यक्ष , 
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान , 
एस० सी० बी० मेडिकल कालेज , कटक , 
उड़ीसा 


14. प्रो० जे० एन० मरोने, 

प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान विभाग , 
16बी , राजेन्द्र नगर , पटना (बिहार ) 800016 


सदस्य 


सदस्य 


15. प्रो० ( श्रीमती ) ए ० मुखर्जी, विभागाध्यक्ष , 

प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान , 
एम० जी० एम० मेडिकल कालेज , इन्दौर, 
मध्य प्रदेश 


सदस्य 


3. उपायुक्न ( टी० ओ० ) परिवार कल्याण विभाग , 

म्वास्थ्य और प० क ० विभाग, नई दिल्ली 
4 औषध नियन्त्रक ( भारत ) स्वास्थ्य सेवा 
__ महानिदेशालय, नई दिल्ली 
5. डा० उपा लूथरा, अतिरिक्त महानिदशक 

भारतीय चिकित्मा अनुसंधान परिषद्, 

नई दिल्ली 
8. मा०बी० एन० सक्सेना, वरिष्ठ उप महानिदेशक , 

भारतीय चिकित्मा अनुसंधान परिषद, 

नई दिल्ली 
7. प्रो० कमल बसशी, अध्यक्ष , 

प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग , 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली 


16 निदेशक , स्वास्थ्य सेवा , 

पश्चिम बंगाल , राइटर्स बिल्डिग , कलकत्ता 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


17. निवेशक , विकिस्मा भौर स्वास्थ्य सेवा 

राजस्थान, जयपुर 


सदस्य 


मवस्य 


सदस्य 


18 ० बी० चड्ढा, 

प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान विभाग , 
कस्तूरबा अस्पताल , दरियागंज, नई दिल्ली 


720 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 10 , 1990 ( कात्तिक 19 , 1912) 


[ भाग 


- 


सवस्य 


19. ० (कु०) चन्द्रावती , 

प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान , 
के०जी० मेडिकल काले, लखनऊ , 
उत्तर प्रदेश 


( v ) ( क ) लैपरोस्कोपों/ लैपरो केटरों के न्यूनतम मानकों का निर्धारण 

करना ; 
( ख ) एम० टी० पी० सक्शन एस्पिरेटरों के लिए 7080 
( भाग-I और II ) के अन्तर्गतनिर्धारित किए गए मौजूवा मानकों 
और विनिर्देशों की समीक्षा करना ; 
( ग ) एम० टी० पी० सक्शन एस्पिरेटरों के लिए विनिर्वेशनों को 
मानकीकृत करना ; और 


सदस्य 


सदस्य 


( vi ) गर्भ मिरोधन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी अन्य महत्वपूर्ण मव 

पर विचार-विमर्श करना । 


सदस्य 


20. 10 ( श्रीमती ) के ० मदान, विभागाध्यक्ष , 

प्रसूति एवं स्नोरोग विज्ञान, 

हा० राम मनोहर लोहिया असतान, नई दिल्ली 
21. 31० एस० एन० मुखर्जी, 
" सी -11/ 35, डा० जाकिर हुसैन मार्ग , 

नई दिल्ली 
22. प्रो० सी० एस० डान , 
निशनल एसोसिएशन आफ वालंटरी स्टेरिलाइजेशन 

आफ इंडिया , 25, 25 बी , सी० आई० टी० रोड, 

फलकसा 
23. प्रो० बी० जे० वाडिया , 

पटेल पेम्बर्स (फ्रेंच ब्रिज ) कला महर्षि हलामकरपुल , 

मोपरा सिनेमा जंक्शन, बम्बई - 400007 
24. सहायक आयुक्त ( टी० मो० ), 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय 
परिवार कल्याण विभाग , नई दिल्ली 


3. इस समिति को इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय परिवार 
कल्याण कार्यक्रम के विभिन्न पहलुमों से संबंधित विशेषज्ञों को सहयोजित / 
आमंत्रित करने की शक्ति होगी । 


सवस्य 


4. इस समिनि का कार्य-काल इस संकल्प के जारी होने की तारीख 
से 3 वर्ष की अवधि का होगा । 


सदस्य सचिव 


5 . इस समिति के सरकारी सदस्य इस समिति की बैठकों के संबंध में 
याना भत्तावनिक भत्ता उन्ही नियमों के अनुसार प्राप्त करेगेजिनसे वे अपना येत्म 
लेते हैं और गैर सरकारी सवस्यों के यात्रा भत्तो दैनिक भत्तो को एस मार - 150 
के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित 
किया जायेगा । 


2. इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे : 


( i ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम से सम्बस प्रशासनिक , संगठनात्मक 

और तकनीकी मामलों सहित मभी मामलों में , विशेष रूप से आई० 
यू० डी०, नसबंधी प्रक्रियामों , गर्भ का चिकित्सीय समापन मुख्य सेव्य 
गर्भरनरोधक गोली तथा गर्भनिरोधक के किसी अन्य तरीके 
के संदर्भ में विस्तार करना और भारत सरकार को सलाह देना । 


6. इस पर होने वाला व्यय माग संख्या 41, परिवार कल्याण 
विभाग मुख्य शीर्ष - 2211 - बी० 1- निर्देशन एवं प्रशासन-बी० 1 ( 1 ) 
मुख्यालय में तकनीकी खंड- बी० 1 ( 1 ) ( 3 ) - 1990 - 91 के लिए यात्रा- व्यय 
के अन्तर्गत स्वीकृत गजट अनुदान में से बहन किया जायेगा । 


7 यह संकल्प हम मंत्रालय के दिनांक 2-- 5 - 80 के संझल्प संध्या 
एन - 11014/ 2/ 90 - टी० यो० और 17 - 7 - 89 के संकल्प सं० एम० 
11014/ 23/ 88 - टी० मो० जिसके सहत उपरोक्त समिति का गठन किया 
गया था , अधिक्रमण करता है । 


( ii) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग किए जाने 

के लिए विभिन्न ट्यूबल रिंगों , आई . यू० डी०, एम० टी० पी० 
मशन एस्पिरेटरों और विभिन्न ब्रांडों के लेपरोस्कोपोलेपरोकेटर्स 
( त्यादि के कार्यकरण की क्षमता और प्रभावकारिता । समीक्षा 
करना । 


आदेश 


आदेश दिया जाता है कि इस मंकरप की एक-एक प्रति सभी गय र भरो 
को भेजी जाए । 


( iii ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग किए 

जाने वाले ट्यूबल रिंगों, आई० यू०पी०, एम० टी०१० सक्शन 
एस्पिरेटरों और लैपरोस्कोपों की गुणवत्ता नियंत्रण के विभिन्न 
पहलुभों के बारे में परामर्श देना ; 


यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जनसाधारण की सूचना के लिए 
भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 


( iv ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , हौज खास, नई दिल्ली में 

विकसित किए जा रहे आई० पू० डी०/ट्यमल रिंगों इत्यादि 
के परीक्षण के विनिर्वेशनों और मानकों में संशोधनों का 
सुभाष देना ; 


एस० एस० कपूर 
निदेशक ( नीति ) 


-- - - - - - -- - -- - - - - - - -- - 


PRIME MINISTER S OFFICE 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi- 110011 , the 24th September 1990 


No. A. 11013 / 4/ 90-PMA.- - Shri R. Y . Gaikwad, IAS 
( MH: 75 ) , relinquished charge of the post. of Director in 
the Prime Minister s Office with effect from the afternoon 
of 24th September, 1990 . 


Now Delhi, the 21st September 1990 
No. N- 11014 / 2 / 90 - TO . -- The Government ot India have 
had under consideration the question of reducing the num 
ber of Committees functioning under the National Family 
Welfare Programme for some time past, Already, It has been 
decided to mergo the Standing Committee on Technical 
Matton and Export Committeo on Technical Matters in . 


V . K . SADHU, Officer on Speclal Duty. 


* RE SEC . 1] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 10 , 1990 (KARTIKA 19 , 1912 ) 721 
- 

E - - -- - - = = - = = = -- - - - - -- = = = = - - - - - = - - = - = = . - - - -- -- = = 
tified Committee to be known as Expert Committee on 19. Dr. Chandravati , Deptt. of Obst & Gynae ., KG 
Technicil Matters" vile this Ministry s Resolution No. N 

Medical College, Lucnow , Uttar Pradesh , 
11014 /2 , 90 -TO dated the 29th May, 1990 . There is an 
othes Committee in the Department of Family Welfare, 20 . Dr. (Mrs ) K . Madan , Head , Deptt . of Obst. & 
which is Jesponsible for laying down minimum standards for 

Gynae., Dr. RML Hospital, New Delhi. 
Laparoscup -s and MTS Sustion Apparatus. In line with the 21. Dr. S . N . Mukherjee , C -II/ 35, Dr. Zakir Hussain 
Govt !1 . 201- 177 thinking, it has now been decided to nierge 

Marg, New Delbi- 110003 . 
These two Commllecs into one unified Committee known as 
" Expert Committee on Technical Matters " . The composition 

22 Prol. C , S , Dawn , National Association of Vol. 
of this committee will he as follows : 

Sterilisation of India , 25 B , CIT Road , Calcutta . 
23. Prof . B . J . Wadia , Patel Chambers (French 

Bridge ) Kala Maharshi Haldamkarpul, Opera Cinema 
Chairman 

Junction , Bombay -40007. 
| Director General of Henlth Services, New Delhi, 

Member -Secretary 
Members 

24 , Assistant Commissioner ( TO ) , Min . of Health & 
2 . Jonit Secretary, Ministry of Health & Family Wel 

F . W ., Deptt. of Family Welfare , New Delhi. 
fare , New Delhi. 

2 . The terms of refcrence of this Committee shall be : 
3 Deputy Commissioner ( 70 ), Deptt. of Family Wel 

li ). To consider and advise the Govt. of India in all 
fare. Min . of Helath & FW , New Delhi. 

Knatters, including administitaive, organisational 

and technical, connected wilh the implementation of 
4 . Drug Controller ( India ), Dte. General of Health 

the National Family Welfare Programmo with parti 
Sei vices , New Delhi. 

vular reference to IUDs, sterilisation procedures, 
5 . Dr. Usha Luthra, Addi. Director General, ICMR, 

MTPs, oral contraceptive and any other method of 
New Delhi. 

contraception ; 
6 . Dr. B . N , Saxena, Senior Deputy Director Genoral, 

(ii ) To review the efficiency and effectiveness of the 
ICMR , New Delhi, 

portion of various tubal rings , IUDY, MTP Suction 

Aspirators, and different brands of laparoscopes / 
7 . Prof. Kamal Buckshee , Head , Deptt . of Obst. & 

laparocator s etc., for uso under National Family 
Gynac , AIIMS, New Delhi. 

Family Welfare Programme; 


8 . Prof. H . H . Simon , Depil of Ro-productive Bio 

Medicine, NIHFW , Munirka , New Delhi, 


( 111 ) To advise on the 19170us aspects on the quality 

control of lubal rings , IUDs, MTP Suction Aspira 
tors and Laparoscopes to be used under National 
F . W . Programme; 


9 . Prof. G . I. Dhall, Head , Deptt . of Obat. & Gynas., 

Post-Graduate Institute of Medical Education & Ro 
scarch , Chandigarh , 


( iv ) To suggest modifications in the specifications and 

standards of the testing of IUD /tubal rings etc ., 
being developed at IIT , Hauz Khas, New Delhi. 


10. The Director General , Bureau of Indian Standards, 

Manuk Bhavan , Bahadur-Shah Zafar Marg , New 
Delhi. 


( v ) (a ) To lay down the minimum standards for laparo 

scopes / laparocators ; 


11. Prof. S . K . Gubu , Centre of Bio -Medical Eingincer 

ing . Indian Institute of Technology, New Delhi, 
12. The Director of Family Welfare , Orissu , Bhubanesh 

war. 


( b ) To review the existing standards and speci 

fications laid down under 7080 (Part I and 
II) for M7P Suction Aspirators and suggest 

changes, if required ; 
( c ) To standardise the specifications for MTP 

Suction Aspirators; and 


13. Prof. U . K Nanda, Priocipal & Head , Deptt . of 

Obst & Gynuc.. SCB Medical College , Cuttack , 
Orissa , 


(vi) To discuss any other item of importance in the 

field of contraceptive technology , 


14 . Prof. J. N . Narone , Department of Obst & Gynacco 

logy , 68 , Rajendra Nagar, Patna , Bihar-800 016 . 


15. Piof. (Mrs ) A . Mukherjee, Head , Deptt . of Obst, & 

Gynae., MGM Medcial College , Indore, Madhya 
Pradesh . 


3. The committee shall have powers to co -opt /invite ex 
perts connected with various aspecty of the National Family 
Welfare Programme to attend its inceting , 


16 . The Director of Health Services , West Bengal, 

Writers Bldg , Calcutta , 


t. The life of the Commitiee shall be three years from 
the date of issue of the Resolutoin 


17. The Director of Medical & Health Services, Rajasthan , 

Jaipur, 


5. The official members of the Comuiltce will draw TA ) 
DA in connection with meetings of the Committee accord 
ing to rules by wbich they draw their salaries and TA /DA 
to non -official members will be regulated according to the 
provision of SR - 190 and orders issued thercunder. 


18 . Dr. B . Chadha , Deptt. of Obst & Gynae., Kasturba 

Hospital, Daryaganj, New Delhi- 110002 . 


722 THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 10 , 1990 ( KARTIKA 19 , 1912 ) ( PART I SEC . 1 ] 
Si 

n o - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - 
6 . The expenditure involved is to be met trom withļn 

ORDER 
the sanctioned budget grant under Demand No. 41- Deptt . of 
FW -Major Head -2211 -B .1-Direction and Admn. B . 1 ( 1 ) 

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
Technical Wing at Headquarters - B . 1 ( 1 ) (1) - Travel Expenses 

to all the State Governments , 
for 1990 - 91. 

ORDERED also that the Resolution be published in Gazette 

of India or general informtalon , 
7. This supersedes this Ministry s Resolutions No. N 
11014 / 2 / 90- TO dated 29 -5 -90 and N , 11014 / 23 / 88 - TO , dated 
17 - 7 - 89 constituting tho abovo Committoos. 

S . S. KAPUR , Director ( Policy ), 


verlat , 47 EUR tarata 92727 Ata 1947 the thao 1974 itc , 1er mai statcia - 1990 
- - - - - - - - - 

- - - - - - 
Printed by the Manager G . I. Press Fandabad & Published by the Controller of Publications , DELHI- 1990 


- 


- 


- 


